. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

11 आश्विन , 1940 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

3 अक्टूबर , 2018 (ई० ) 


संख्या - 29 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 470 - 476 भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में परःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश | 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई. एस - सी ., बी. ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी ., एम .ए., एम.ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप० -इन - एड ., 

भाग-7 -संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग -9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग- 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अ चनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक “ अ ” ... 


471 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अक्टूबर , 2018 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


-- - - - - - - 


अधिसूचना 
10 सितम्बर , 2018 


संख्या -09/ आरोप- दुमका- 83/ 2018 -3885 (09)/ रा.,-- बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक - 11-1, 
दिनांक 11 अगस्त, 2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सहायक बंदोबस्त 
पदाधिकारी, दुमका को दिनांक 9 अगस्त , 2018 को पूर्वा० 11. 00 बजे बंदोबस्त कार्यालय परिसर , 
दुमका के बाहर से निगरानी दस्ते द्वारा रिश्वत लिये जाने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार कर 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 ( 2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेज दिये जाने 
के आलोक में श्री गुप्ता को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 
2016 के नियम - 9 ( 2) ( क ) के तहत गिरफ्तार किये जाने की तिथि दिनांक 9 अगस्त, 2018 के प्रभाव 
से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री गुप्ता को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 2016 के नियम -10 के तहत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा | 

____ 3. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी । 


ह०/ 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


472 


472 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 3 अक्टूबर, 2018 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 सितम्बर , 2018 


संख्या-4/नि० स० - 12 - 235 / 2014-2411 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री मनोज कुमार महथा ( चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला - बोकारो) की सेवा उनके नाम के 
सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Current Office 


Employee Name 

G . P. F . No . 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


1 


2 


19 /08 / 2013 


25 / 05 / 2017 


> DC OFFICE 
DHANBAD 


MANOJ 
KUMAR 
MAHATHA 
( JHK/JAS/ 299 ) 


TOPCHANCHI 
CIRCLE 
,DHANBAD 


CIRCLE 
OFFICER 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD/1139 


473 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अक्टूबर , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 सितम्बर , 2018 


संख्या-03/नि०सं०-09-18/2018 का . 7144 -- श्री सौरभ प्रसाद , झा०प्र०से० ( प्रथम बैच ), अवर 
सचिव , राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड, राँची को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की 
जाती है : 


|(i) दिनांक 05. 05. 2011 से 26. 06 . 2011 तक 


| उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227, 230 एवं 
248 के तहत । 


( ii ) दिनांक 10. 10. 2011 से 11. 11. 2011 तक 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 3 अक्टूबर , 2018 


474 


प्रकाशनार्थ सूचना 


___ मैं MAHENDRA RAM पिता KAILASH RAM शपथ पत्र सं० 24 , दिनांक 
3 फरवरी , 2017 के अनुसार MAHENDRA CHANDRA के नाम से जाना जाऊँगा | 

_ _ MAHENDRA RAM एवं MAHENDRA CHANDRA दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


P . O .- CHOUKDI, 
THANA - HAIDARGANJ 
DIST .- PALAMU, 
STATE — JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NASIM SODAGAR पिता SAMIUDDIN SAUDAGAR शपथ पत्र सं० 256, दिनांक 
4 अगस्त , 2017 के अनुसार NASIMSAUDAGAR के नाम से जाना जाऊँगा | 

___ NASIM SODAGAR एवं NASIM SAUDAGAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT-- 


SECTOR-12/ A, Qr. No.3325 , 
P. O . + P. S - SECTOR- 12, B. S. CITY. 
DIST .- BOKARO , 


STATE - JHARKHAND 


475 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अक्टूबर, 2018 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RAJ KISHOR BHADANI पिता MATHURA PRASAD शपथ पत्र सं० 363, दिनांक 
12 अप्रैल , 2018 के अनुसार RAJ KISHOR PRASAD के नाम से जाना जाऊँगा । 

__ RAJ KISHOR BHADANI एवं RAJ KISHOR PRASAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


HOUSE NO .43, GOUSHALA ROAD , UPPER BAZAR , 


P .S .- KOTWALI 


DIST .- RANCHI , 


STATE - JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं INDRA NATH PRASAD GUPTA पिता RAMCHANDRA PRASAD GUPTA शपथ पत्र 
सं० 383, दिनांक 4 सितम्बर, 2018 के अनुसार INDRANATH PRASAD GUPTA के नाम से 
जाना जाऊँगा | 

INDRA NATH PRASAD GUPTA एवं INDRANATH PRASAD GUPTA दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


_ Qr. No. A- 108, SAIL SATELLITE TOWNSHIP , 
NEAR DELHI PUBLIC SCHOOL ,RANCHI, 
P . O .- DHURWA, 
P.S.-JAGANNATHPUR 
DIST .- RANCHI, 
STATE - JHARKHAND 
PIN CODE- 834004. 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 3 अक्टूबर , 2018 


476 


476 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SHREYANSH पिता SHAILENDRA PRATAP SINGH शपथ पत्र सं० 138, दिनांक 
4 सितम्बर , 2018 के अनुसार SHREYANSH PRATAP SINGH के नाम से जाना जाऊँगा । 

___ SHREYANSH एवं SHREYANSH _ PRATAP SINGH दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


HOUSE NO . 54 , HERITAGE GARDEN , 
H. B. ROAD, DIPATOLI , 
P. O . + P. S - BARIATU, 


DIST .- RANCHI , 


STATE _ JHARKHAND 
PIN CODE- 834009 . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 29 -- 50 | 


